निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 623 ) 


6 अग्रहायण 1934 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 27 नवम्बर 2012 


वाणिज्य कर विभाग 


- 


- - 


- 


- - 


- 


अधिसूचनाएं 

27 नवम्बर 2012 
एस०ओ० 217 , दिनांक 27 नवम्बर, 2012 — बिहार पेशा, व्यापार, आजिविका एवं कार्य 
नियोजन कर अधिनियम , 2011 (बिहार अधिनियम 10 , 2011 ) की धारा - 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में निम्नलिखित संशोधन 
करते हैं , यथा 

संशोधन 
1. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 6 में संशोधन । - बिहार पेशा कर नियमावली 
के नियम - 6 के उपनियम ( 2 ) के अंत में पूर्णविराम को | कॉलन "; " से प्रतिस्थापित किया 
जाएगा एवं निम्नलिखित एक नया परन्तुक जोड़ा जाएगा, यथा 

___ " परन्तु प्रत्येक नामांकित व्यक्ति से जो अधिनियम की धारा - 7 की उप - धारा ( ठ ) के परन्तुक 
में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो , उसमें विनिर्दिष्ट रिर्टन प्रेषित करने की अपेक्षा नहीं की 
जायेगी । 
2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 

[ सं० सं० बिक्री - कर / संशोधन - 04 / 2012 - 7139 ( अनु०) ] 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 नवम्बर 2012 

27 नवम्बर 2012 
एस०ओ० 218, एस०ओ० 217, दिनांक 27 नवम्बर, 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद - 348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

[ सं० सं० बिक्री - कर / संशोधन - 04 / 2012 - 7139( अनु0) ] 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 
The 27th November 2012 


6 


S . O . 217, dated 27th November 2012 — In exercise of powers 
conferred by Section 18 of the Bihar Tax on Professions , Trades , Callings 
and Employments Act, 2011, (Bihar Act 10 of 2011) , the Governor of Bihar 
is pleased to make the following amendments to the Bihar Professional Tax 
Rules , 2011 , namely 

Amendments 
1 . Amendment of Rule - 6 of the Bihar Professional Tax Rules, 
2011 — The full stop “ .” at the end of sub - rule ( 2 ) of Rule -6 of the Bihar 
Professional Tax Rules , 2011 shall be substituted by a colon " ; " and the 
following new proviso shall be added , namely — 

“ Provided that every enrolled person who has fulfilled the conditions 
specified in the proviso to sub - section ( 1 ) of Section - 7 of the Act , shall not 
be required to furnish the return specified herein .” 

2 . This notification shall come into force with effect from the date of 
its issue. 

[ FileNo .- Bikri Kar/Sansodhan -04 / 2012 — 7139 ( Anu .) ] 

By order of the Governor of Bihar , 

SUDHIR KUMAR , 
Commissioner - cum -principal Secretary, 

Commercial Taxes Department. 


27 नवम्बर 2012 
एस०ओ० 219 , दिनांक 27 नवम्बर , 2012 — बिहार विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 
(बिहार अधिनियम 5, 1988 ) की धारा - 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के 
राज्यपाल इसके साथ उपाबद्ध तालिका के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट श्रेणी के स्वामियों को , तालिका के 
स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट शर्तों एंव निबंधनों के अधीन, विलासिता कर से विमुक्ति प्रदान करते हैं 


तालिका 


क्रमांक । 


स्वामियों की श्रेणी 


शर्त एंव निबंधन 


पुण्यार्थ स्थापित नॉन - प्रोफिट मेकिंग ऐसी संस्थाएँ उस अंचल , जहाँ वे निबंधित 
ऐसे धर्मशाला, विवाह भवन, वाणिज्यिक हों , अथवा निबंधन योग्य हों , के प्रभारी को 
भवन तथा सामुदायिक भवन जिनकी उन्हें आय आयकर अधिनियम , 1961 की 
आय आयकर अधिनियम , 1961 की धारा - 10 की उप - धारा ( 23ग) के खंड 
धारा - 10 की उप - धारा ( 23ग ) के खंड | (iv) अथवा खंड ( v ) के अधीन आयकर 
( iv ) अथवा खंड ( v ) के अधीन विमुक्त | विभाग द्वारा निर्गत अनुमोदन की प्रति 
हैं अथवा ऐसी संस्थाएँ जो आयकर | अथवा , यथास्थिति , आयकर अधिनियम , 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 नवम्बर 2012 


अधिनियम, 1961 की धारा - 12कक के | 1961 की धारा - 12कक के अधीन पंजीयन 
अधीन पंजीकृत हैं । 

आदेश की प्रति दाखिल करेंगी । 
पुण्यार्थ स्थापित नॉन - प्रोफिट मेकिंग 
ऐसे धर्मशाला, विवाह भवन , वाणिज्यिक 
भवन तथा सामुदायिक भवन जिनकी 
आय आयकर अधिनियम , 1961 के 
अधीन समय - समय पर निर्धारित कर 
योग्य आय की सीमा से कम हो । 


2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा । 

[ सं० सं० बिक्री - कर / संशोधन - 04 / 2012 - 7139 ( अनु० ) ] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 

27 नवम्बर 2012 
एस०ओ० 220 , एस०ओ० 219 , दिनांक 27 नवम्बर , 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद - 348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

[ सं० सं० बिक्री - कर / संशोधन - 04 / 2012 -7139( अनु०)] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 
The 27th November 2012 


S . O . 219 , dated 27th November 2012 - In exercise of the powers 
conferred by Section - 3A of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988 , 
( Bihar Act 5 of 1988 ), the Governor of Bihar is pleased to exempt the class 
of proprietors specified in column ( 2 ) of the Table appended hereto subject 
to the conditions and restrictions specified in the corresponding column ( 3 ) 
of the said Table : 

Table 
Sl . Class of Proprietors 

Conditions and Restrictions 
No 
| ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
Dharamshalas , Marriage Halls , The Institutions shall furnish to 
Commercial Halls and the Incharge of the Circle in 
Community Halls which are which it is registered or , as the 
non -profit making institutions case may be liable to be 
established for charitable registered, a copy of the 
purposes and whose income is approval granted by the Income 
exempt from income tax in Tax Department under clause 
terms of clause ( iv ) or clause | (iv ) or clause ( v ) of sub- section 
( v ) of sub -section ( 23C ) of (23C ) of Section - 10 of the 
Section - 10 of the Income Tax Income Tax Act, 1961 or , as the 
Act, 1961 or such institutions as case may be, a copy of the order 
are registered under section granting registration under 
12AA of the Income Tax Act, section - 12AA of the Income Tax 
1961 . 

Act, 1961 . 
Such Dharamshalas, Marriage 
Halls , Commercial Halls and 


fabR JHTE (31HTERUT), 27 godek 2012 
Community Halls which are 
non -profit making institutions 
established for charitable 
purposes whose income is less 
than the taxable limit specified 
from time to time under the 
Income Tax Act, 1961. 


2 . This notification shall come into force with effect from the date of 
its issue . 

[FileNo.- Bikri Kar/ Sansodhan -04 /2012 — 7139 (Anu .)] 

By order of the Governor of Bihar , 

SUDHIR KUMAR , 
Commissioner- cum -principal Secretary , 

Commercial Taxes Department. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC (31HTERUT ) 623 -571+ 1000 -GOãouton 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


